रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


comma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1883] 
No . 1883 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 13 , 2013 / श्रावण 22 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13 , 2013 /SHRAVANA 22, 1935 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 अगस्त , 2013 
का . आ . 2457 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 1808 ( अ ), तारीख 14 अगस्त , 2012, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के नलगोन्डा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 के 30.000 कि . 
मी . से 54.000 कि . मी. ( हैदराबाद - यादगिरि सेक्शन ) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने , आदि) , अनुरक्षण , 
प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा 
की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 23 सितम्बर , 2012 को 
" दि हिन्दू ( अंग्रेजी ) " और "वार्था ( तेलगु ) " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 


3524 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 


E 


21 


निजी 


आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 के 30. 000 कि . मी. से 54.000 कि . मी. तक ( हैदराबाद - यादगिरि सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने 
वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम जिले मण्डल गाँव सर्वेक्षण भूमि का भूमि की क्षेत्रफल भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम 
संख्या का नाम का नाम का नाम संख्या प्रकार प्रकृति (वर्ग मीटर में ) 
1 2 3 4 5 6 78 

7 
(1) नालगोंडा भौंगीर रायगीर 9 निजी शुष्क 101. 1714 ( क) बत्तिनि भाषा पुत्र सोमय्या 

( ख ) बत्तिनि पान्डु पुत्र सोमय्या 
( ग) बत्तिनि केशवुलु पुत्र सोमय्या 

( घ) बत्तिनि लक्ष्मय्य पुत्र सोमय्या 
शुष्क 404. 4748 सीएच . संध्या राणी पत्नी रामबाबू 
587 निजी शुष्क 303 . 3433 ( क) नर्रा नरसिम्हा पुत्र सत्तय्य 

( ख ) नरा इस्तारी पुत्र सत्तय्य 
( ग) नरा सत्यनारायणा पुत्र इस्तारी 

( घ) नरा रामुलम्मा पत्नी रामुलु 
588 निजी शुष्क 303. 3433 ( क ) बोज्जा बालराजु पुत्र सत्तय्य 

( ख) एस रामकृ - णा पुत्र सीतारामुलु 
( ग) बदरन्नीसा बेगम पत्नी सैयद रहीमुद्दीन 
( घ) नीमुल भाग्यम्मा पत्नी नरसिरेड्डी 

( ङ) वल्लपु अंजय्य पुत्र आयलय्या 
589 निजी शुष्क 50. 8610 नरा रामुलम्मा पत्नी रामुलु 
निजी शुष्क 458. 3342 रवि राजेन्दर रेड्डी पुत्र भद्रा रेड्डी 

858. 8866 गम्प नागेन्दर पुत्र लक्ष्मी नारायणा 
निजी 

858. 8866 ( क) पी मोहन रेड्डी पुत्र सोमीरेड्डी 

( ख ) नोमुल प्रकाष पुत्र बालय्या 
निजी शुष्क 303 . 3433 ( क ) सुडगानि बलनरसम्मा पत्नी 

सत्यनारायणा 
( ख) एलकन्टी दिव्या पत्नी भास्कर 
( ग) आइलापुरम लक्ष्मी पत्नी प्रसाद 
( घ ) वनगंटी मुत्यालु पुत्र पेंटय्या 
( ङ) वड्लोजु प्रवीण पुत्र सत्तय्य 
(च) वड्लोजु कृपाचारी पुत्र सत्तय्य 
( छ) वड्लोजु निजलिंगप्पा पुत्र पापय्य 
( ज) मेडबोइना बिक्षपती पुत्र नरसय्या 

( झ) राजेन्दर रेड्डी पुत्र भद्रा रेड्डी 
828 सरकारी शुष्क 101. 1714 ( क) सरकारी है स्कूल 

( ख ) सेन्ट्रल प्रैमरी स्कूल 
[ फा . सं. भाराराप्रा / 11013 / एलए / नोटिफ - 3डी / पीआईयू - हैदराबाद / एपी / रारा - 202 / 2012 ] 

माया प्रकाश, उप सचिव 


669 


682 


निजी 


স্থা । 
शुष्क 


724 


827 


[ 971 II - 205 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th August , 2013 
S. O . 2457(E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S . O . 1808 ( E ), dated the 14th August, 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , sub - section (ii), and issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), the CentralGovernment decleared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening/ four laning , etc.),maintenance,management and operation 
of National Highway No.202 on the stretch of land from Km .30 . 000 to Km .54 .000 (Hyderabad - Yadgiri Section ) in Nalgonda 
District in the State of Andhra Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " The Hindu (English )” and “ Vaartha 
( Telugu )” , both dated the 23rd September , 2012 under sub - section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority ; 

And whereas in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted 
its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby delares 
that on publication of this notification in the OfficialGazette , the land specified in the said Schedule shall vest absoluately 
in the Central Government, free from all encumbrances . 


Si. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from km . 30 . 000 to 
km .54 .000 (Hyderabad - Yadgiri Section ) of the National Highway No. 202 in the State of Andhra Pradesh 

Name of Name of Name of Survey Type of Nature Area ( in Name of the land owners / 
No. district taluk / village number land of land square Interested Person 
mandal 

metres ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(1) Nalgonda Bhongir Raigir 9 Private Dry 101. 1714 (a ) Battini Bhasha S /o Somaiah 

(b ) Battini Pandu S /o Somaiah 
(c ) Battini Keshavulu S /o Somaiah 

(d ) Battini Laxmaiah S /o Somaiah 
21 Private Dry 404.4748 Ch . Sandhyarani W /o Rambabu 
587 Private Dry 303. 3433 (a) Narra Narsimha S/o Sattaiah 

(b ) Narra Istari S/o Sattaiah 
( c ) Narra Satyanarayana S /o Istari 
(d ) Narra Ramulamma 

W / o Ramulu 
588 Private Dry 303. 3433 (a ) Bojja Balaraju S/o Sattaiah 

(b ) S Ramakrishna S /o Seetaramulu 
(c) Badarunnisa Begam 

W /o Syed Rahimuddin 
(d )Neemula Bhagyamma 

S /o Narsireddy 

(e) Vallapu Anjaiah S /o Ailaiah 
589 Private Dry 50 .8610 Narra Ramulamma W /o Ramulu 
669 Private Dry 458.3342 Ravi Rajender Reddy S /o Bhadra 

Reddy 


[Part II — SEC. 3 ( ii) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
(4) (5) (6) (7) (8) 


(1) 


(2) 


(3) 


682 


724 


827 


Private Dry 858.8866 Gampa Nagender Slo 

Laxminarayana 
Private Dry 858. 8866 (a ) P.Mohan Reddy S /o Somi 

Reddy 

(b ) Nomula Prakash Slo Balaiah 
Private Dry 303 .3433 (a ) SudaganiBalanarsamma W / o 

Satyanarayana 
(b ) Elakanti Divya W /o Bhaskar 
(c) Ailapuram Laxmi W /o Prasad 
(d ) Vanaganti Mutyalu 

S /o Pentaiah 
(e ) Vadloju Praveen S /o Sattaiah 
(f) Vadloju Krupachary S /o 

Sattaiah 
(g ) Vadloju Nijalingappa S /o 

Papaiah 
(h )Medaboina Bixapathy S /o 

Narsaiah 
(i) Rajender Reddy 

S /o Bhadra Reddy 
Govt. Dry 101.1714 (a)GovernmentHigh School 

(b ) Central Primary School 
[ F. No. NHA / 11013/ LA/ Notif.- 3D/ PHU- Hyd/ AP/NH- 202/ 2012] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy . 


828 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


